निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 ज्येष्ठ 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 667 ) पटना, शुक्रवार , 7 जून 2019 


समाज कल्याण विभाग 
( समाज कल्याण निदेशालय ) 


अधिसूचना 

3 जून 2019 
सं0 10 / विविध-78/ 2013- 1459 - मंत्रिपरिषद के निर्णय के आलोक में निर्गत विभागीय संकल्प 
ज्ञापांक -10 / प्रOPOस्था0-16 / 2006- 2028 दिनांक 23 .12.2008 द्वारा बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के 
गठन का प्रावधान किया गया है । आयोग में सचिव का पद अभी रिक्त है । उक्त संकल्प में निहित निर्देशों 
एवं बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग 
में वेतन निकासी आदि में हो रही कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल अंतरिम व्यवस्था के तहत श्री 
किशोरी पासवान , संयुक्त सचिव (स्थापना), समाज कल्याण विभाग सचिव, बिहार बाल अधिकार संरक्षण 
आयोग के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

. यह अंतरिम आदेश नये सचिव के पदस्थापन होने के उपरांत स्वत : निरस्त समझा जायेगा । 
3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सुजाता चलाना , 
विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 667 -571 + 100 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


